PART 1 ) 


HARYANA GOVT GAZ .. MAY 23, 2000 ( JYST 2. 1922 SAKA) 


283 


स्वास्थ्य विभाग 


दिनांक 23 मार्च , 2000 
संख्या 19/ 6/ 99-4एच ० बी ० 4. - हरियाणा सरकार ने क्रम संख्या 19/ 5/ 99-4एच ० वी ०६, 

०६, दिनांक 2 दिसम्बर , 
1999 द्वारा जारी की गई अधिसूचना का अधिक्रमण करते हुए. औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 
33- छ : द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए. हरियाणा सरकार के राज्यपाल इसके द्वारा नीचे दिए 
ग ० रामफल , ए ०एम ० पी ० जी ०ए ० डी ०, खोरी (रिवाड़ी), को उनके नाम के सामने दर्शाए गए जिलों के लिए डा ० नरेश शर्मा, 
ए ० एम ० प्रो ०, जी ० ए ० डी ०, राजावास (महेन्द्रगढ़), के स्थान पर औषधि निरीक्षक नियुक्त किया जाता है । 


अधिकारी का नाम 


जिलों का नाम 


० रामफल , ए० एम ० प्रो ० , 
जी ० ए ० डी ०, खोरी (रिवाड़ी ) 


1. महेन्द्रगढ़ 
2. रिवाड़ी 
3. गुड़गांव 
4. फरीदाबाद 


-- 


जी ० माधवन , 


वित्तायुक्त एवं सचिव , हरियाणा सरकार, 

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग । 


HEALTH DEPARTMENT 


The 23rd March , 2000 
No. 19/ 5 /99.4HB - IV.- In supersession of Haryana Government Notification No. 19 /5 /99.4HB 
IV , dated 2nd December, 1999 in exercise of the powers conferred by section 33 -G of the Drugs and 
Cosmetics Act, 1940, the Governor of Haryana hereby appoints Dr. Ram Phal, A.M.O., G.A.D., Khori , 
(Rewari ), to be Drug Inspector for the districts mentioned against his name vico Dr. Naresh Sharma , 
A.M.O,. G.A.D,. Rajawas ( Mahendergarh ) : 


Name of the Officer 


Name of the District 


Ral Phal , A.M.O., G.A.D , Khori (Rewari) 


- 


1. Mahendergarh 
2. Rewari 
3. Gurgaon 
4. Faridabad 


.. 


G. MADHAYAN , 
Financial Commissioner and Secretary to Government, Haryana , 

Health and Medical Education Department. 
लोक निर्माण विभाग , भवन तथा मार्ग 


करनाल परिमण्डल 


--- 


दिनांक 4 अप्रैल , 2000 


भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 4 के अवीन सरकार द्वारा अधिसूचना 
संख्या नं ० 120 1.-- चूंकि हरियाणा सरकार के राज्यपाल यह समझते हैं कि भूमि सरकार द्वारा, मरका । वर्च पर , 
सरकारी प्रयोजन , नामत : पानीपत से बरसर सड़क सीमा तक 1 ? एकड़ से 7.50 के लिये तो जानी प्रक्षित है इसलिए एतद् 
द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि नीचे निर्दिष्ट इलाके में भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिए संभवत : अपेक्षित है । 


- 


284 


HARYANA GOVT GAZ ., MAY 23 , 2000 (JYST 2, 1922 SAKA ) 


[ PARTI 


, 


यह अधिसूचना भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा के उपबन्धों के अधीन उन सब के लिये जारी की गई 
जिनसे यह सम्बन्धित हो । 

उपरोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरिमाणा के राज्यपाल उन अधिकारियों को , जो फिलहाल अपने 
कर्मचारियों तथा कारिन्दों के साथ काम में लगे हुए हैं , इलाके में किसी भूमि प्रवेश तथा सर्वेक्षण करने और अन्य समी कार्यों को 
करने के लिये आधिकृत करते हैं जो उस धारा द्वारा अपेक्षित या अनुमत्य है । 

कोई हितबद्ध व वह व्यक्ति जिसे इलाके में किसी भूमि के अधिग्रहण के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो , इस अधिसूचना 
के प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर - अन्दर भूमि अधिग्रहण कलैक्टर, लोक निर्माण विभाग , भवन तथा मार्ग शाखा, भिवानी, के सम्मुख 
लिखित रूप से आपत्ति दायर कर सकता है । 


जिला 


तहसील 


इलाका 


रकबा एकड़ों में 


क्षेत्र 


पानीपत 


पानीपत 


तरफ ईन्सार 


B. B. B 


3875 


नं ० ह ° 12 


0.66 एकड़े 


3/2 


. 


( हस्ताक्षर. ) 

अधीक्षक अभियन्ता , 
करनाल सर्कल , लोक निर्माण विभाग , भवन तथा मार्ग शाखा , 

करनाल । 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


(BUILDINGS AND ROADS BRANCH 


The 4th April, 2000 


No. 1201. — Whereas it appears to the Governor of Haryana that the land is likely to be needed 
to be taken by the Government, at public expenses, for a public purpose , namely for the construction of 
Panipat Rarsar Road up to District Boundary 12 Acres 10 7.50. It is hereby notified that the land is 
required for the aforesaid purpose, 

The Notification is made under the provisions of section of the Land Acquisition Act, 1984 for 
all 10 whom it may concern and in exercise of the powers conferred by the aforesaid section, the Governor of 
Haryana is pleased to auihorise the officeis for the time being engaged in the undertaking with their servants 
and workmen to enter upon and survey any land in the locality nd do all other acts required or permiticd 
by that section 

Any person interested who has any objection to the acquisition of any land in the locality, may 
within thirty days of the publication of the notification file an objection in writing before the Land 
Acquisition Collector , P. W. D ,. B and R Branch, Bhiwani. 


SPECIFICATION 


District 


Tehsil 


Village 


Area in 
Acres 


Boundry or 
Khaira V .. 


1 


2 


3 


4 


5 


Panipat 


Panipat 


Taraf [ nsar 
HB No. 12 


3875 


B. B. B 
0.66 


M.Ho - 12 


3/2 


. 


( Sd .) 

Superintending Engineer, 
Karnal Circle P. W.D., B and R. Branch , 

Karnal, 


